रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAID / 


Me 


Rani 


SHRENIMES 


SHO 


R47 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 23 , 2016 / पौष 2 , 1938 
NEW DELHI , FRIDAY DECEMBER 23, 2016/ PAUSA 2, 1938 


सं . 3045 ] 
No . 3045 ] 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2016 
का . आ . 4161 ( अ). केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य में 
पतचिम गोदावरि जिला में गेल यस॰वी॰ स्टेशन यम नागुलापल्ली से सेंतिनी सनीटरीवेर प्राइवेट लिमिटेड , 
अंबरपेट तक प्रकृतिक गैस के परिवहन के लिए आन्ध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रिब्यूशन कार्पोरिशन लिमिटेड द्वारा एक 
पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ; 

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी 
भूमि में जो इस से उपाबद्य आनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग का 
अधिकार का अर्जन किया जाए ; 

अत :, अब केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें 
उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है; 

कोई व्यक्ति , जो उक्त आनुसूची मे वर्णित भूमि मे हितबद्य है, उस तारिख से जिसको इस अधिसूचना से 
युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, 21 ( इक्कीस ) दिन के भीतर भूमि के 
नीचे पाइपलाइन बिछायी जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन के सबंध में सक्षम अधिकारी , आन्ध्र 
प्रदेश गैस डिस्ट्रिब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड, कमरा नं . 69 -4-4/1, श्रीनिवास नगर , काकीनाड़ा -533003, आन्ध्र 
प्रदेश को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा । 


5908 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 


__ 


जिला: 


जिला : 


मंडलः 


मंडल : 


गाँव 


सर्वे नंबर | आर ओ यु मे आर्जित करने के लिए भूमि ( हेक्टर में ) 
191/ 1 

0 . 008 
191/ 2 

0 . 130 
192/ 4 

0 . 085 
| 192/ 5 

0. 271 
193 

0 . 332 
210 

0. 401 
0 .138 


209 


पश्चिम गोदावरि जिला 


द्वारका तिरुमला 


यम . नागुलापल्ली 


208 


207 


0. 146 
0 . 138 
0. 178 
0 .024 


204 


205/ 1 


| 205/ 2 


0 . 219 
0 .024 


206/ 2 


जिला : 


योग 
मंडल: 


गाँव 


2.093 
सर्वे नंबर | आर ओव्यू में आर्जित करने के लिए भूमि ( हेक्टर में ) 
460 

0 .065 
458/ 1 

0 . 328 
458/ 2 

0. 121 
457/ 1 

0 . 020 
457/ 4 

0. 186 
451/ 1 

0 .093 


451/ 2 


0 . 271 
0 . 032 


450/3F 


450 / 3G 


448/ 2 


पश्चिम गोदावरि जिला 


भीमाडोल 


अंबरपेटा 


447/ 2 


447/ 3 


440 / 1 


440/ 2 


0 . 113 
0 . 587 
0 .020 
0. 283 
0 . 401 
0 .125 
0 . 036 
0 . 008 
0 . 166 
0.154 
0 . 032 
0 . 830 


440/ 3 


441/ 3 


441/ 4 


441/ 5 


405/ 3 


406/ 2 


योग 


3. 871 | 


[ फा . सं. एल -14014/31/ 2016- जी . पी.-II ] 


एस . पी . अग्रवाल, अवर सचिव 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th December, 2016 
S . O . 4161(E ). — Whereas it appears to the Central Government that it is necessary a pipeline should be laid by 
the Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation Limited ., Hyderabad through the specified lands in West Godavari 
District in Andhra Pradesh state , in the public interest for the transportation of Natural Gas from GAIL SV -5 
M .Nagulapalli to Sentini Sanitaryware Private Limited , Amberpeta . 


[ 411 II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


AND whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User 
in the land described in the Schedule annexed to this Notification . 

NOW , Therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (i) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the Right of User therein . 

Any Person interested in the land described in the said Schedule may within 21 days from the date on which the 
copies of this extra -ordinary notification , as published in the Gazette of India, are made available to the General Public 
object in writing to the acquisition of the Right of User therein or laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation Limited , Regional Office , D .No.69-4 -4 /1 , Srinivasa Nagar , 
Kakinada - 533003, Andhra Pradesh . 


SCHEDULE 


District 


Mandal 


Village 


Hc. Are 


Extent required for ROU 

0 .008 
0 . 130 


West Godavari 


Dwaraka Tirumala 


M .Nagulapalli 


District 


Mandal 


Village 


Hc.Are 


R . S .No. 
191/ 1 
191/ 2 
192 /4 
192 /5 
193 
210 
209 
208 
207 
204 
205 / 1 
205 /2 
206 / 2 
Total 
R . S .No. 

460 
458 / 1 
458 / 2 
457 / 1 
457 /4 
451/ 1 
451/2 
450 /3F 
450 / 3G 
448 /2 
447 / 2 
447 / 3 
440 / 1 
440 / 2 
440 / 3 
441/3 
441/4 
441/ 5 
405 / 3 
406 / 2 
Total 


0 . 085 
0 . 271 
0 . 332 
0 . 401 
0 . 138 
0 . 146 
0 . 138 
0 . 178 
0 . 024 
0 .219 
0 .024 

2 .093 
Extent required for ROU 

0 . 065 
0 . 328 
0 . 121 
0 .020 
0 . 186 
0 .093 
0 .271 
0 .032 
0 . 113 
0 . 587 
0 .020 
0 . 283 
0 . 401 
0 . 125 
0 .036 
0 . 008 
0 . 166 
0 . 154 
0 .032 
0 .830 
3 .871 


West Godavari 


Bhimadole 


Ambarpeta 


[ F . No. L - 14014 /31 /2016 -GP- II ] 
S . P . AGARWAL , Under Secy . 


Nishok 


Digitally signed by 
Nishok Kumar Paria 


Kumar Paria Date: 2016.12.27 


20 :07:40 + 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


